निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 माघ 1941 ( TO ) 
( सं ० पटना 141 ) पटना , शुक्रवार , 

14 फरवरी 2020 


उद्योग विभाग 


. 


अधिसूचना 

31 जनवरी 2020 
सं ० ह 0 क 0 सह0- ( यो ० / दर्जी) - 06 / 2019 / 402 - बिहार में दर्जी आर्टिजनों के कल्याणार्थ राज्यस्तरीय 
दर्जी आर्टिजन विकास समिति का सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1860 के तहत् निबंधन किया जाना है । निबंधन हेतु 
गठित कार्यकारिणी समिति का स्वरूप निम्नवत् है: 
(i) सचिव, उद्योग विभाग 

अध्यक्ष 
( ii ) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम 

सदस्य सचिव 
(iii) प्रतिनिधि , वित्त विभाग 

सदस्य 
(iv ) सहायक निदेशक , कार्यालय विकास आयुक्त ( हैण्डीक्राफ्ट ), पटना । 

सदस्य 
( v ) श्री अली इमाम भारती, पिता- स्व ० खलील अहमद इदरीसी, फातमा रौशन सदस्य 

मंजिल , मजमी लेन , नून का चौराहा, पटना सिटी, पटना- 08 
( vi ) श्रीमती गुलशन प्रवीण, पति- सगीर आलम, पता- हैदरगंज , कड़ाह बार्ड नं0-10 सदस्य 

सिलाव, नालंदा। 
(vii ) मो 0 मुस्ताक इदरीसी, पिता- मो 0 दबि इदरीसी, अली टोला वार्ड नं0- 22 
सदस्य 

फारबिसगंज, जिला- अररिया । 
2. क्रमांक (v) से ( vii) का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों के लिए होगा । 
3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री उद्योग , बिहार, पटना का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ०) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 141-571 + 0 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


